सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 माघ, 19 3 7 ( श० ) 


संख्या 465 राँची, गुरुवार , 


17 फरवरी, 20 16 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

2 फरवरी , 2016 
संख्या- 1/ पी0- 103 / 2015 का .. 946 --निबंधन महानिरीक्षक , झारखण्ड के पद के लिए अधिसूचित श्री 
बालमुकुन्द झा, भा. प्र. से. ( झाः2003 ) के चुनाव प्रेक्षक के रूप में नियुक्ति के फलस्वरूप उनकी अनुपस्थिति 
की अवधि तक के लिए निदेशक, भू- अर्जन , भू- अभिलेख एवं परिमाप के पद पर पदस्थापित श्री राजीव 
रंजन, भा. प्र. से. ( झाः2010) अपने कार्यों के साथ निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में 
रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 465 - 50 । 


